रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


T 


Ho 


- 


Cl 
. 


S 


: 


. . 


P 


.. 


.. 


... 


- 


- 


MA 


- 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 275 ] 
No. 275 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 23 , 2016 / भाद्र 1 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 23, 2016/ BHADRA 1, 1938 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 


संकल्प 


नई दिल्ली , 16 अगस्त , 2016 


विषय: रेलवे बोर्ड के सदस्यों , वित्त आयुक्त /रेलवे और अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड के पदों को भरने के लिए मानदण्ड 


सं . ईआरबी-I/ 2016/ 11/ 3. – भारत सरकार के दिनांक 16. 02. 1987 के संकल्प सं . ईआरबी -I/ 87/ 11/ 1 का 
अधिक्रमण करते हुए और दिनांक 05. 04. 2006 के संकल्प सं . ईआरबी-I/ 2003/ 1/ 2, दिनांक 04. 06. 2007 के संकल्प 
सं . ईआरबी-I/ 2003/ 1/ 2 और दिनांक 07. 08. 2007 के संकल्प सं . ईआरबी-1/ 2003/ 1/ 2 के तहत इसमें संशोधन करते हुए 
सदस्य , रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिवों, वित्त आयुक्त , रेलवे एवं भारत सरकार के पदेन सचिव तथा अध्यक्ष , 
रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के पदों की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति 
( एसीसी ) द्वारा भावी प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित मानदण्ड अनुमोदित किए गए हैं । 

2. रेलवे बोर्ड में सदस्यों के पदों को पुनर्पदनामित किया जाएगा और उन्हें उनके सामने दर्शाई गई सेवाओं/ संवर्गों के 
लिए संवर्गित किया जाएगा : 


सेवा 


क्र . सं . मूल पदनाम 

संशोधित पदनाम 
सदस्य इंजीनियरी सदस्य अवसंरचना भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा 
सदस्य यांत्रिक सदस्य चल स्टॉक 

भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा 
( ग ) सदस्य बिजली सदस्य कर्षण 

भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा 
सदस्य यातायात सदस्य यातायात 

भारतीय रेल यातायात सेवा 
2. 1 वित्त आयुक्त का पद भारतीय रेल लेखा सेवा ( आईआरएएस ) के लिए संवर्गीत किया जाएगा। 


4123 GI/ 2016 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


2. 2 सदस्य कार्मिक का पद परिशिष्ट - क में यथा उल्लिखित सभी 08 ( आठ) संगठित ग्रुप ए सेवाओं के लिए उपलब्ध रखा 
जाएगा । 
3. बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य जिसकी अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद के लिए रिक्ति होने की तारीख को शेष सेवा एक वर्ष से 
अधिक हो , उसे इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद के लिए नियुक्ति के प्रयोजन से 
सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता की गणना महाप्रबंधकों के पैनलों में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता स्थिति के आधार पर की 
जाएगी । 
4 . रेलवे बोर्ड के सदस्य( यों ) और वित्त आयुक्त के पदों के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों को : 
( क ) महाप्रबंधक ( ओपन लाइन) के पदों के लिए पैनलबद्ध होना चाहिए और उसे किसी महाप्रबंधक ( ओपन लाइन ) 

या महाप्रबंधक समकक्ष के पद पर कार्य किया होना चाहिए ; 
परन्तु , वित्त आयुक्त के पद के लिए कोई अधिकारी तभी पात्र होगा जब उसने: 
(i) महाप्रबंधक( ओपन लाइन) या महाप्रबंधक समकक्ष पद पर कार्य किया हो ; 


या 


(ii) 75,500 - 80 ,000 /- के ग्रेड में अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती ग्रेड में एक वर्ष की अवधि के लिए 

कार्य किया हो ; 
( ख ) सदस्य के पद में रिक्ति की तारीख को शेष सेवा एक वर्ष अथवा अधिक हो ; 
( ग ) जिस सेवा के लिए सदस्य/वित्त आयुक्त का पद पैनलबद्ध है, उस सेवा का सामान्यत : वरिष्ठतम अधिकारी 

होना चाहिए; और 
4. 1 सदस्य कार्मिक के पद पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता की गणना, महाप्रबंधकों के पैनलों में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता 
स्थिति के आधार पर की जाएगी । 
5 . यदि महाप्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले किसी अधिकारी को अपेक्षित शेष सेवा की शर्त को पूरा न करने के कारण 
उसी सेवा में उससे कनिष्ठ अधिकारी द्वारा सेवा में संवर्गित सदस्य के पद के लिए नियुक्ति में अधिक्रमित किया जाता हो तो 
उसे गैर -कार्यात्मक और व्यक्तिगत आधार पर उसके कनिष्ठ की नियुक्ति की तारीख से उच्चतम वेतनमान दिया जाएगा । 
6. इस संकल्प में निर्धारित सभी /किसी भी मानदण्ड को किसी भी अधिकारी द्वारा पूरा न करने की स्थिति में , यदि जनहित 
में आवश्यक समझा जाए तो एसीसी के अनुमोदन से ऊपर उल्लिखित किसी भी मानदण्ड में छूट दी जा सकती है । 
नोट: महाप्रबंधक या समकक्ष शब्द का अर्थ वही होगा जो महाप्रबंधकों और समकक्ष की नियुक्ति को शासित करने 

से संबंधित दिनांक 16. 08. 2016 के संकल्प सं . ई ( ओ ) III- 2016/पीएल / 1 में है। 


आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति परिपत्रित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस 

संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। 


आर . के. वर्मा, सचिव 

अनुलग्क - क 
( संदर्भ: दिनांक 16. 08 . 2016 के संकल्प सं. ईआरबी -I/2016/11/3 का पैरा 2. 2) 
समूह ए रेल सेवा जिनके अधिकारी सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड के पद के लिए नियुक्ति के पात्र हैं , की सूची 

1. भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा ( आईआरएसई ) 
2. भारतीय रेल यातायात सेवा ( आईआरटीएस ) 
3. भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ( आईआरएसएमई ) 


[ TTI - Uus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . Ti za auto suht hat ( 

33TR UHS ) 
5 . भारतीय रेल कार्मिक सेवा ( आईआरपीएस ) 
6. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा ( आईआरएसएसई ) 
7 . Pret 77 HER HAT ( 311 $3R 4h) 
8. भारतीय रेल लेखा सेवा ( आईआरएएस ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(RAILWAY BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 16th August, 2016 
Subject: Norms for filling up of the posts of Members of Railway Board , Financial Commissioner / 

Railways and Chairman Railway Board . 

No. ERB - I/ 2016 /11/ 3 . — In supersession of Government of India Resolution No . ERB - 1/87 /11/ 1 dated 
16 .02 .1987 and its amendments vide Resolution No. ERB - 1/2003/ 1 / 2 dated 05.04. 2006 , No . ERB - 1/2003 / 1 /2 
dated 04. 06 .2007 and ERB -1/2003/ 1/2 dated 07.08 .2007 the following revised norms have been approved with 
prospective effect by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC ) for appointment to the posts of 
Members, Railway Board and ex -officio Secretaries to the Government of India , Financial Commissioner, 
Railways and ex- officio Secretary to the Government of India and Chairman , Railway Board and ex - officio 
Principal Secretary to the Government India . 

2 . The posts of Members in Railway Board would be re - designated and encadred for 
Services/ Cadres indicated against each : 
S.No . Original Designation Modified Designation Service 
(a ) Member Engineering Member Infrastructure Indian Railway Service of Engineers 
(b ) Member Mechanical Member Rolling Stock Indian Railway Service of Mechanical Engineers 
(c ) Member Electrical | Member Traction Indian Railway Service of Electrical Engineers 
(d ) Member Traffic Member Traffic 

Indian Railway Traffic Service 


2 .1 The post of Financial Commissioner shall be encadered for Indian Railway Accounts Service 
(IRAS ). 
2 .2 The post of Member Staff shall be open to all the 08 (eight) Organized Group ‘ A ’ services as 

mentioned in Appendix - A . 
3. The senior most Board Member having residual service of more than one year on the date of vacancy 
would be considered eligible to appointment to the post of Chairman , Railway Board . The inter se seniority of 
the Members for the purpose of appointment to the post of Chairman , Railway Board shall be reckoned on the 
basis of their inter se seniority position in the General Managers panels. 
4 . Officers to be considered for the posts of Member (s ) of Railway Board and Financial Commissioner 
should : 
(a ) have been empanelled for General Manager (Open Line ) posts and have worked in any General 

Manager (OL ) or GeneralManager equivalent; 
Provided that for the post of Financial Commissioner, an officer would be eligible if he/ she has 
worked : 
(i) as GM (OL ) or GM equivalent; 


OR 


(ii) for a period of one year, in the preceding grade of Additional Member , Railway Board in the 

Grade of $ 75 ,500 -80 , 000 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


(b ) have residual service of one year or more on the date of occurrence of vacancy in the post of 

Member; 
(c ) normally be the senior most officer of the Service for which the post of Member/Financial 

Commissioner is encadered ; and 
4 .1 Seniority for appointment to the post of Member Staff shall be reckoned on the basis of their inter se 
seniority position in theGeneral Managers panels . 
5 . If an officer working as General Manager is superseded in the appointment to the post of Member , 
encadred for the service , by his/her junior in the same service on account of his/her not fulfilling the 
requirement of the requisite residual service , he/she would be granted the apex scale with effect from the date 
of appointment of his /her junior, on non -functional and personal basis. 
6 . Any of the above mentioned norms may, if considered necessary in public interest, be relaxed with the 
approval of the ACC in the event of none of the officers meeting all / any of the norms stipulated in the 
Resolution . 
Note: The meaning of the words General Manager and equivalent will be the same as in the Resolution No . 

E ( O ) III-2016 /PL / 1 dated 16 .08 . 2016 governing the appointment ofGeneral Managers and equivalent. 
Order : Ordered that a copy of this Resolution be circulated . Ordered also that the Resolution be published in 
the Gazette of India for general information . 

R . K . VERMA , Secy . 


Appendix - A 


( Reference Para 2 .2 of the Resolution No. ERB -1/2016 / 11/3 dated : 16 .08 . 2016 ) 


List of Group ‘ A ’ Railway Service whose officers are eligible for appointment to the post of Member 

Staff, Railway Board 


1 . Indian Railway Service of Engineers (IRSE ) 
2 . Indian Railway Traffic Service ( IRTS ) 
3. Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME ) 
4 . Indian Railway Service of Electrical Engineers ( IRSEE ) 
5 . Indian Railway Personnel Service (IRPS ) 
6 . Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE ) 
7 . Indian Railway Stores Service ( IRSS ) 
8 . Indian Railway Accounts Service ( IRAS ) 


RAJ 


Digitally signed 
by RAJKUMAR 
Date : 
2016 .08 .24 
23: 22 :29 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


